रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PUR 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मई 17 , 2017 / वैशाख 27 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , MAY 17 , 2017 /VAISAKHA 27, 1939 


सं. 1418] 
No. 1418] 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 मई , 2017 


का . आ . 1605 ( अ ). राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप 
में देखें ) की धारा 3क की उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने के बाद 
कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 717ए के 0 . 000 किमी . से 
3.500 किमी. तक (सेक्शन बागरकोट से रिशि सीमा सेक्शन ) के निर्माण ( चौड़ा करना/ चार लेन का बनाना आदि ) अनुरक्षण , 
प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए उस भूमि की आवश्यकता है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, 
एतदद्वारा ऐसी भूमि के अर्जन के आशय की घोषणा करती है । 


उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति , शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 21 दिनों 
( इक्कीस दिनों) के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप -धारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के 
उपयोग पर आपत्ति प्रकट कर सकता है । 


इस प्रकार की प्रत्येक आपत्ति , सक्षम प्राधिकारी, अर्थात विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, जलपाईगुड़ी को लिखित रूप 
में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें , उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को या तो वैयक्तिक 
रूप से या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुने जाने के 
बाद तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो , जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझते हैं , अपने आदेश द्वारा या तो 
आपत्तियों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा । 


उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा ( 2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम 
होगा । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि - योजनाएं और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्तियों 
द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में देखे जा सकते हैं । 
3215 GI/ 2017 

( 1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( ii) ] 


अनुसूची 
पश्चिम बंगाल राज्य में गंगटोक के वैकल्पिक राजमार्ग ( नया रा. रा . 717 ए ) के हिस्से में 0. 000 किमी . से 3. 500 किमी . तक ( सेक्शन बागरकोट से रिशि 
सीमा ) भूमि के हिस्से में आ रही संरचना सहित या उसे छोड़कर अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण 


क्रं . सं . 


- जिले का नाम 


मौजा/ गांव का नाम 


एलआर प्लॉट सं . - भूमि का प्रकार 


भूमि की प्रकृति 


क्षेत्रफल 
वर्ग मी . में | हेक्टेअर में 

7 
0 . 20 0 .0809 


1 


2 


3 


4 


6 


469 


डांगा 


464 


डांगा 


0 . 34 


0 . 1376 


462 


0 .52 


0 . 2104 


0 . 5504 


433 
430 


0 . 0243 


डांगा 
बांस बागान 

पथ 
चाय बागान 
चाय बागान 
बांस बागान 


1. 36 
0. 06 
0 .72 
1.93 


434 


0 . 2914 


428 


0 .7811 


421 


0 . 44 


0 . 1781 


463 


डांगा 


0 . 6839 


427 


पथ 


0 . 0324 


511 


डांगा 


0 .6880 


बागरकोट 


512 


नदी 


1. 69 
0 . 08 
1. 70 
0. 09 
0 .03 
2.98 
0 . 25 


0 .0364 


पथ 


0 .0121 


517 
580 


नाला 


1. 2060 


579 


डांगा 


0 .1012 


586 


चाय बागान 


0 . 04 


0 .0162 


चाय बागान 


1. 75 


0 .7082 


585 
584 


डांगा 


0 . 0040 


जलपाईगुडी 


सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
निजी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 


चाय बागान 


583 
588 
589 


0 . 2550 


चाय बागान 


0 .01 
0. 63 
0 .55 
0. 84 
0. 29 
0 . 38 


चाय बागान 


0. 2226 
0. 3399 
0 .1174 


627 


चाय बागान 


पथ 


0 .1538 


पथ 


0 . 16 


0 . 0648 


पथ 


0 . 58 


0 . 2347 


बागरकोटचायबागान 


0. 40 


0 . 1619 


2. 2542 


डांगा 
चाय बागान 

नदी 
डांगा 
___ डांगा 


5 .57 
5. 90 
1. 95 


2. 3877 


643 
644 
645 
647 
648 
652 
653 
654 
655 
650 
604 
603 
602 
646 
642 


0 .7892 


0 . 11 


0 . 0445 
1. 3760 


चाय बागान 

नदी 


0 . 1012 


0 . 0567 


जंगल 
चाय बागान 
चाय बागान 


3. 40 
0 .25 
0. 14 
0 . 24 
0 .62 
0 .32 
0.01 


0 .0971 


0 . 2509 


पथ 


0 .1295 
0. 0040 


पथ 


[ HT1 II - QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


660 


0 .0081 


Tel 
चाय बागान 


0.02 
0 .21 


649 


0 . 0850 


सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 
सरकारी 


651 


डांगा 


0 .65 


0 . 2631 


657 


चाय बागान 


0 .20 


0 . 0809 


कुल 


37 .610 


15 .2208 


[9T. # . TH31 $ tellata di /THE-717T /ATRICITE- Ieft / 6 /2016 - 17 ] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th May, 2017 


S .O . 1605 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 3A of the National Highways 
Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government, after being satisfied that for the 
public purpose , the land , the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building 
( widening / four laning, etc .), maintenance , management and operation of National Highway No.717A , in the stretch of 
land from km 0 .000 to km 3.500 ( Section Bagrakot to Rishi Border Section ) in the district of Jalpaiguri, in the State of 
West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land ; 


Any person interested in the said land may , within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section (1 ) of 
Section 3C of the said Act . 


Every such objection shall be made to the competent authority , namely, the Special Land Acquisition Officer, 
Jalpaiguri, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an 
opportunity of being heard , either in person or by a legal practitioner, and may , after hearing all such objections and 
after making such further enquiry , if any , as the competent authority thinks necessary , by order , either allow or disallow 
the objections. 


Any order made by the competent authority under sub -section (2) ofsection 3C of the said Act shall be final. 


The land plans and other details of land covered under the notification are available and can be inspected by the 
interested persons at the aforesaid office of the competent authority . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of the land from 
Km . 0 .000 to Km . 3.500 ( Section Bagrakot to ReshiBorder) Part of Alternate Highway to Gangtok (New NH -717A ) in 

the state of West Bengal. 


Sl. 


LR Plot No 


Name of 
District 

2 


Name of the 
Mouza /Village 

3 


Type of 
Land 


No. 


Area 

I 


Nature of Land 


In Sqm . 


In Hac. 


1 


6 


469 


Govt 


0 . 20 


0 .0809 


Danga 
Danga 


464 


Govt 


0 . 34 


0 . 1376 


462 


Govt 


Danga 


0 .2104 


0 . 52 
1 . 36 


433 


Govt 


Bansh Bagan 

Path 


0 . 5504 
0 .0243 


430 


Govt 


0 .06 


Jalpaiguri 


434 


Cha Bagan 


0 .72 


0 .2914 


428 


Cha Bagan 


1. 93 


0 .7811 


421 


Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 


0 . 44 


0 . 1781 


Bansh Bagan 

Danga 
Path 


1.69 


463 
427 


0 .6839 


0 .08 


0 .0324 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii ) ] 


Bagrakot 


511 
512 
517 


0 .6880 
0 .0364 
0 .0121 


1.2060 


580 
579 


0 . 1012 


0 .0162 


586 
585 
584 


Govt 
Govt 
Private 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 


0 .7082 
0 .0040 
0 .2550 
0 . 2226 


583 


0 . 3399 


0 . 1174 
0 . 1538 
0 .0648 


1.70 
0 . 09 
0 .03 
2 . 98 
0 .25 
0 . 04 
1 .75 
0 .01 
0 .63 
0 .55 
0 .84 
0 . 29 
0 . 38 
0 . 16 
0 .58 
0 .40 
5 . 57 
5 . 90 
1. 95 
0 . 11 
3 .40 
0 .25 


0 . 2347 


Danga 
Nadi 
Path 
Nala 
Danga 
Cha Bagan 
Cha Bagan 

Danga 
Cha Bagan 
Cha Bagan 
Cha Bagan 
Cha Bagan 

Path 
Path 
Path 
Danga 
Cha Bagan 

Nadi 
Danga 
Danga 
Cha Bagan 

Nadi 
Jangal 
Cha Bagan 
Cha Bagan 

Path 
Path 

Path 
Cha Bagan 

Danga 
Cha Bagan 


0 . 1619 
2 .2542 


Govt 


BagrakotTeaGarden 


588 
589 
627 
643 
644 
645 
647 
648 
652 
653 
654 
655 
650 
604 
603 
602 
646 
642 
660 
649 
651 
657 


2 .3877 


0 . 7892 
0 . 0445 
1. 3760 


0 .1012 


0 . 14 


0 .0567 
0 .0971 


0 . 24 


Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 
Govt 


0 .62 


0 .32 


0 .2509 
0 . 1295 
0 . 0040 


0 . 0081 


0 .01 
0 . 02 
0 .21 
0 .65 
0 .20 
37 .610 


0 . 0850 
0 .2631 
0 .0809 
15 . 2208 


TOTAL 


[ F . No. NHIDCL/ West Bengal/NH - 717A /Bagrakot- Reshi/LA/ 2016 - 17 ] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

SARVESH KUMAR Digitallysigned by SARVESH 
SRIVASTAVA 


Digitally signed by SARVESH 
KUMAR SRIVASTAVA 
Date : 2017 .05 .19 22:21:27 + 05 30 


